इसे वेबसाईट www.govtpressmp. nic .in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


Gध्यम 


प 


. 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
भोपाल , बुधवार , दिनांक 13 दिसम्बर 2017 - अग्रहायण 22 , शक 1939 


क्रमांक 674 ] 


उच्च शिक्षा विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2017 
क्रमांक एफ 73 - 1 - 12 / 38 - 3 : मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 (कमांक 22 सन् 
1973 ) की धारा 15 – ग की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य 
सरकार , एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983 में निम्नलिखित और 
संशोधन करती है , अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियमों में - 


1. नियम 2 में , खण्ड ( ज ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् : 

"( ज ) " विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है ऐसा विश्वविद्यालय जिस पर मध्यप्रदेश 
विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) लागू होता है एवं अन्य विश्वविद्यालय 
जो उच्च शिक्षा विभाग या अन्य विभाग द्वारा मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा लागू किए गए 
किसी अधिनियम से स्थापित किए गए हैं तथा राज्य विश्वविद्यालय सेवा का उपबंध संबधित 
अधिनियम में किया गया हो । " 


1347 


1348 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2017 


2 . नियम 5 में , उपनियम (1 ) में , खण्ड ( ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित 
किया जाए, अर्थात : 

" ( ग ) महाविद्यालयीन सेवा के प्राध्यापक , सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक को 
सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति से पद पूर्ति होने तक , जैसा राज्य शासन उचित समझे, कुलसचिव 
एवं सहायक कुलसचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकेगा । " 
3. विद्यमान अनुसूची एक , दो एवं तीन और उपाबंध -2 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां और 
उपाबंध स्थापित किए जाएं , अर्थात्: 

" अनुसूची - एक 

(नियम 4 तथा 5 देखिए) 

वर्गीकरण , वेतनमान और भरती का तरीका 
सेवा में सम्मिलित । 

राज्य शासन द्वारा स्वीकृत । भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की प्रतिशता 
पदों की 

सीधी भरती | पदोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति 

द्वारा देखिये | देखिये नियम | द्वारा देखिये 
संख्या 

नियम एक 

| नियम 5 एक 


क . 


पद का नाम 


वेतनमान 


रिमाक 


कुल 


5 एक 


( 2 ) 
कुलसचिव 


07 


26 


3 


45 


01 


08 


13 | 37400 - 67000 + 10000 एजीपी 25 * 75 प्रतिशत नोट के बिंदु देखे परिशिष्ट - 1 

प्रतिशत 

क . 2 में | एवं 2 
वर्णन 

अनुसार 
1 - क | परीक्षा नियंत्रक 37400 - 67000 + 100 

100 प्रतिशत | देखे परिशिष्ट - 1 

एवं 2 
2 उप - कुलसचिव 15600 - 39100 + 76 

100 प्रतिशत 

देखे परिशिष्ट - 1 

एवं 2 
सहायक कुलसचिव 15600 - 39100 + 6600 एजीपी | 75 प्रतिशत ।| 25 प्रतिशत नोट के बिंदु देखे परिशिष्ट - 1 

क . 2 में एवं 2 
वर्णन 

अनुसार 
नियंत्रक | 15600 - 39100 + 7600 एजीपी 

100 प्रतिशत | देखें परिशिष्ट - 1 
* * विश्वविद्यालय 

एवं 2 
सूचना प्रौद्योगिकी 
उप - नियंत्रक * * 04 15600 - 39100 + 6600 एजीपी 

100 प्रतिशत | देखे परिशिष्ट - 1 
विश्वविद्यालय सूचना 

एवं 2 
प्रौद्योगिकी 
वित्त नियंत्रक | 37400 - 67000 + 8900 - एजीपी 

100 प्रतिशत | देखे परिशिष्ट - 1 

एवं 2 
| 6ख । वित्त अधिकारी 04 37400 - 67000 + 8700 - एजीपी 

100 प्रतिशत देखे परिशिष्ट - 1 
17 विश्वविद्यालय 15600 - 39100 + 7600 एजीपी 

100 प्रतिशत देखे परिशिष्ट - 1 
इंजीनियर 

एवं 2 
नोट 
1 , समय समय पर विश्वविद्यालयों के लिए स्वीकृत पद कुल संख्या में शामिल होते जाऐंगे । अनुसूची के स. क . 

1 , 2, 3 पर ही कुल स्वीकृत संख्या के 25 प्रतिशत तक ही अधिकारी अन्य विभागों द्वारा अधिनियमित 

अधिनियमों से संचालित विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा विभाग में ही प्रतिनियुक्ति हेतु मान्य होंगे । 
2 . * महाविद्यालयीन सेवा के प्राध्यापक , सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक को सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति 

से पद पूर्ति होने तक , जैसा राज्य शासन उचित समझे, कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के पद पर 

प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकेगा । 
3. **नियंत्रक विश्वविद्यालय मुद्रणालय ( 15600 - 39100 + 7600 एजीपी) के एक पद को नियंत्रक 

विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । 
4. ** * उप नियंत्रक विश्वविद्यालय मुद्रणालय (15600 - 39100 + 6600 एजीपी) के चार पदों को उप नियंत्रक 

विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । 


एवं 2 


08 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 दिसम्बर 2017 


1348 ( 1 ) 


अनुसूची - दो 

(नियम 8 देखिए) 
सीधी भरती की पात्रता की शर्ते 


अन, क्र . सेवा में सम्मिलित पद 

का नाम 


न्यूनतम आयु । अधिकतम 

सीमा आयु सीमा 


अर्हताएं 


( 2 ) 


( 5 ) 


कुलसचिव 


21 वर्ष 


28 वर्ष 


| ( एक ) किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत न्यूनतम 
अंकों या समकक्ष ग्रेड पाइंट स्केल के 
साथ स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष 
उपाधि उत्तीर्ण । 
( दो ) मान्यता प्राप्त संस्था / उपक्रम में 
10 वर्ष का प्रशासनिक / अकादमिक 
प्रशासन / शैक्षणिक का न्यूनतम 
अनुभव । 
किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 
से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों 
ग्रेड / स्केल के साथ स्नातकोत्तर 
उपाधि या समकक्ष उपाधि उत्तीर्ण । 


2. 


सहायक कुलसचिव । । 


21 वर्ष 


28 वर्ष 


टीप - सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्रक्र . सी 3- 8 / 2016 / 3 - एक , दिनांक 12 मई 2017 अनुसार 

मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु - सीमा में अधिकतम छूट नियमानुसार रहेगी । 


| (1 ) | पुरूष आवेदक ( अनारक्षित वर्ग ) 

28 + 12 = 40 
। ( 2 ) | महिला आवेदक ( आरक्षित वर्ग ) 

28 + 17 = 45 
पुरूष / महिला आवेदक 

28 + 17 - 45 
( शासकीय / निगम / मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा 

नगर सैनिक ) 
| पुरूष / महिला आवेदक 

28 + 17 = 45 
( आरक्षित वर्ग - अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य 

पिछड़ा वर्ग ) 
(5 ) पुरूष / महिला आवेदक 

28 + 17 = 45 
( आरक्षित वर्ग - शासकीय / निगम / मण्डल / स्वशासी संस्था के 

कर्मचारी तथा नगर सैनिक ) 
( 6) निःशक्तजन आवेदकों के लिए 

28 + 17 = 45 
प्रदेश के बाहर के अभ्यार्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी । 


1348 ( 2 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2017 


अनुसूची - तीन 
(नियम 13 ,14 एवं 15 देखिए) 


अनु. क्र . 


उस पद का नाम जिससे । 
पदोन्नति की जाएगी । 


पदोन्नति समिति के सदस्य 


पदोन्नति के लिये 

अर्हतायें 


सेवा में सम्मिलित 
पद का नाम जिस 
पर पदोन्नति की 

जानी है 


2. . 


| 


कुलसचिव उप - कुलसचिव 1. अध्यक्ष, म.प्र. लोक सेवा कॉलम ( 3) में 
आयोग अध्यक्ष 

उल्लिखित पद (पदों) 
2 . प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च | 

पर 7 वर्ष का अनुभव 
शिक्षा विभाग म. प्र. सदस्य 
3 . आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र . 

सदस्य 
4. आरक्षित वर्ग - अनूसूचित 
जाति / अनुसूचित जनजाति 

का प्रतिनिधि सदस्य 
उपकुलसचिव । सहायक कुलसचिव | 1. अध्यक्ष , म .प्र . लोक सेवा कॉलम ( 3) में 

आयोग अध्यक्ष 

| उल्लिखित पद (पदों) 
2. प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च | 

| पर 5 वर्ष का अनुभव 
शिक्षा विभाग म. प्र. सदस्य 
3. आयुक्त उच्च शिक्षा म .प्र . 

सदस्य 
4. आरक्षित वर्ग - अनूसूचित 

जाति / अनुसूचित जनजाति 

का प्रतिनिधि सदस्य 
सहायक | वरिष्ठ अधीक्षक 1. अध्यक्ष, म .प्र . लोक सेवा कॉलम ( ३) में 
कुलसचिव कुलपति / कुलसचिव के आयोग अध्यक्ष 

उल्लिखित पद ( पदों ) 
निजी सहायक जो वरिष्ठ || 2 प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च 

| पर 5 वर्ष का 
अधीक्षक के वेतनमान में 

अनुभव । । 
शिक्षा विभाग म. प्र. सदस्य 
3. आयुक्त उच्च शिक्षा म. प्र. 

सदस्य 
4. आरक्षित वर्ग - अनूसूचित 
जाति / अनुसूचित जनजाति 
का प्रतिनिधि सदस्य 


3 . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 दिसम्बर 2017 


1348 ( 3 ) 


परिशिष्ट - 2 
विश्वविद्यालयों में राज्य विश्वविद्यालय सेवा के स्वीकृत पद 


01 


क. विश्वविद्यालय कुलसचिव उपकुलसचिव सहायक | नियंत्रक | उप नियंत्रक वित्त । वित्त विश्वविद्यालय परीक्षा 

कुलसचिव विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय नियंत्रक अधिकारी इंजीनियर नियंत्रक 
सूचना 

सूचना 

| प्रौद्योगिकी । प्रौद्योगिकी 
बरकतउल्ला | 01 05 
विश्वविद्यालय , भोपाल 
जीवाजी 
विश्वविद्यालय, 
ग्वालियर 
देवी अहिल्या 
विश्वविद्यालय, इंदौर 
रानी दुर्गावती 
विश्वविद्यालय , 
जबलपुर 
अवधेश प्रताप सिंह 
विश्वविद्यालय, रीवा 
विकम विश्वविद्यालय , 
उज्जैन 
महाराजा छत्रसाल | 01 
बुंदेलखंड 
विश्वविद्यालय, 
छतरपुर 
| मध्यप्रदेश भोज 
(मुक्त ) विश्वविद्यालय, 
भोपाल 
महर्षि पाणिनि संस्कृत 01 
एवं वैदिक 
विश्वविद्यालय, उज्जैन 
| महात्मा गांधी चित्रकूट 

ग्रामोदय 
विश्वविद्यालय, 
चित्रकूट ( सतना) 
अटल बिहारी 
वाजपेयी हिन्दी 
विश्वविद्यालय ,भोपाल 
डॉ . बी. आर. 

02 
अम्बेडकर सामाजिक 
विज्ञान विश्वविद्यालय , 

महू 
13 पंडित एस . एन . शुक्ला 01 | 

- 01 | 
विश्वविद्यालय, 
शहडोल 
योग 

___ 13 28 45 01 04 08 | 04 08 07 . ". 


UT 


01 


01 


04 


01 


1348 ( 4 ) 


HEZYGTI 16431 , fatica 13 faytok 2017 


No . F 73 - 1 -12/38 - 3 : In exercise of the power conferred by sub -section ( 2 ) of 
section 15- C of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 (No 22 of 
1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in 
the Madhya Pradesh State University Service Rules, 1973 namely : 


AMENDMENTS 


1 . In rule 2 , of clause ( h ), the following clause shall be substituted namely : 

" ( h ) University means a University to which the Madhya Pradesh 
Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 (No. 22 of 1973 ) is applicable and other 
University which have been established under an Act of the State legislature 
enacted by the Higher Education Department of other Department and provision of 
State University Service has been made in the concerned Act." 


2 . 


In rules 5 , in sub - rule ( 1), for clause (C ) , the following clause be substituted 


namely : 

“ ( C ) The Professor, Associate Professor and Assistant Professor from 
collegiate education may be appointed on the post of Registrar and Assistant 
Registrar on deputation , as the State Government may think fit , till the posts are 
filled by direct recruitment of by promotion .: 


In the said rules for existing Schedules - I , II and III and Annexure - 2 , the 
following schedules and Annexure shall be substituted , namely: 


Tezy 


7547 , fatich 13 fattiol 2017 


1348 (5 ) 


S . No. 


"SCHEDULE - I 

( See Rule 4 and 5) 
Classification , Scales of pay and Method of recruitment 
Name of post Total Scale of pay Percentage ofNumber of Duty post to be Remarks 
included in the Number sanctioned by the 

filled 
Service 

of duty State Government + By Direct By By temporary 
posts Grade Pay recruitment Promotion transfer on 

( see rule see rule deputation of 
5 ( 1 ) 5 ( 1) persons of 

other services 
(see rule 5 ( 1 ) 

(C ) 

(5 ) 
Registrar 37400 -67000 + 10000 25 % * 

75 % Mentioned as See 

per point 2 in Annexure . 1 

given note & 2 
Controller 37400 - 67000 + 10000 

100 % . See 
Examination 

Annexure .1 


(b ) 


( 4 ) 


IA 


Deputy Registrar 


26 


15600 - 39100 + 7600 


100 % 


Assistant Registrar 


45 


15600 -39100 + 6600 


75 % 


25 % 


See 
Annexure 1 

& 2 
Mentioned as See 
per point 2 in Annexure · 1 
given note & 2 
- 100 % 

Annexure 1 


- 


15600 - 39100 + 6600 


See 


& 2 


* * Controller 
University 
information 
Technology 
* * * Deputy 
Controller University 
information 
Technology 
Finance Controller 


04 


15600 -39100 + 6600 


100 % 


See 
Annexure 1 
& 2 


37400-67000 + 8900 


100 % 


6 - B 


Finance Officer 


37400 -67000 + 8700 


100 % 


See 
Annexure 
& 2 
See 
Annexure 1 
& 2 
See 
Annexure 1 
& 2 


| University Engineer 


- 15600 - 39100 + 7600 


100 % 


Note 


1 . 


The posts sanctioned from time to time for University shall be included in the total Number of 25 % 
of total posts of Serial number 1, 2, 3 shall be agreed for deputation to other Universities regulated 
by other departments or Higher Education Department of M . P . Govt. 
* The Professor, Associate Professor and Assistant Professor from collegiate education may also 
be appointed on the post of Registrar and Assistant Registrar on deputation , as the State 
Government may think fit , till the posts are filled by direct recruitment or by promotion .. 
* * Conversion of one post of Controller University Press ( 15600 -39100 + 6600 AGP ) to one post of 
University Controller Information Technology in equivalent pay scale . 
* * * Conversion of four posts of Deputy Controller University Press (15600 -39100 + 5400 AGP) to 
four posts of University Deputy Controller Information Technology in equivalent pay scale . 


1348 ( 0 ) 


Hey 


1993 , faria 


13 GHEOR 2017 


SCHEDULE - II 

(See Rule 8 ) 
Conditions of Eligibility for direct recruitment 


S . No , 


Minimum age limit 


Qualification 


Name of post 
included in the 

Service . .. 


Minimum 
age limit 


Registrar 


(5 ) _ __ 
( 1 ) Post Graduate Degree with minimum 

of 55 % Marks /Grade/or equivalent 
point as applicable , from any 
recognized University of any equivalent 

P.G . Degree. 
(2 ) Minimum 10 year experience in the 

field of Administration/ Academic 
Administration Teaching in any Govt . 

/Autonomous/Govt. Institution 
( 1) Post Graduate Degree with 55 % Marks 

or equivalent grade/scale as applicable . 


Assistant Registrar 


21 


Note- As per GAD order C 3 - 8 /8 /2016 /3 -one dated 12 Ma, 2017 Maximum age limit relation for 
MP domicile residents are as follows. 


28 + 12 = 40 


28 + 17 = 45 


28 + 17 = 45 


| Male candidate 
(Unreserved category ) 
Female candidate 
(Reserved category ) 
Male /Female candidate 
(Govt./Nigam /Mandal/Autonomous/ Institute related employees ) 
Male / Female candidate 
(Reserved category SC /ST/OBC ) 
Male / Female candidate 
(Reserved category - Govt ./Nigam /Mandal/ Autonomous institute related 
employees) ) 
For Handicapped candidate 
There will be no maximum age limit relaxation for out side candidates 


28 + 17 – 45 


28 + 17 = 45 


( vi) 


28 + 17 = 45 


Heyat 1619 , fetic 


13 fartale 2017 


1348 (71 


SCHEDULE - III 
(See Rule 13 , 14 and 15) 


Member of promotion committee 


Name of post from 
which promotion 

shall be made 


Qualification for 

promotion 


S . No . 1 Name of post 

included in the 
Service to 

which 
promotion is to 
be made 

(2 ) 
Registrar 


(3 ) 


Dy . Registrar 


1. Chairman Madhya Pradesh Public | 7 years experience in 
Service Commission or a Member the post (s). mentioned 
nominated by him - Chairman 

in Column ( 3) 
2 . Principal Secretary / Scuretary Higher 
Education Department Madhya Pradesh - 
Member 
3 . Commissioner Higher Education Madhya 
Pradesh - Member 
4 . One nominated officer from Scheduled 
castes / Scheduled Tribes category Member . 


2 


| Dy. Registrar 


| 1. Assistant 
Registrar 


1. Chairman Madhya Pradesh Public 5 years experience in 
Service Commission or a Member the post(s) mentioned 
nominated by him - Chairman 

| in Column (3 ) 
2 . Principal Secretary / Secretary Higher 
Education Department Madhya Pradesh - 
Member 
3. Commissioner Higher Education Madhya 
Pradesh - Member 
4 . One nominated officer from Scheduled 
castes / Scheduled Tribes category Member . 


Assistant 
Registrar 


5 years experience in 
the post ( s ) mentioned 
in Column ( 3) 


1 . Senior 
Superintendent 
2 . PAs to Kulpati / 
Registrar in the pay 
scale of senior 
superintendent 


1 . Chairman Madhya Pradesh Public 
Service Commission of a Member 
nominated by him - Chairman 
2 . Principal Secretary / Secretary Higher 
Education Department Madhya Pradesh - 
Member 
3 . Commissioner Higher Education Madhya 
Pradesh - Member 
4 . One nominated officer from Scheduled 
castes / Scheduied ſribes category Member . 


1348 ( 8 ) 


HETTYGUI 176747 , farlich 13 fattore 2017 


Annexure - 2 


University wise sanctioned posts of State University Service 


S .No 


Universities 


Registrar 


Deputy | Assistant 
Registrar Registrar 


Controller Deputy 
University Controller 
Information University 
Technology Information 

Technology 


Finance Finance University Examina 
Controller Officer Engineertion 

Controller 


( 10 ) 


( 11) 


Barkatullah 
University , Bhopal 
Jiwaji Universtiy, 
Gwalior 
Devi Ahilya 
University , Indore * 
Rani Durgawati 
University , Jabalpur 
Awdhesh Pratap Singh 
University , Rewa 
Vikrarn University , 
Ujjain 
Maharaja Chhatrasal 
Buridelkhand 
University , Chhatarpur 
Madhya Pradesh Bhoj 
(Open ) University , 
Bhopal 
Maharshi Panini 
Sanskrit and Vedic 
University , Ujjain 
Mahatma Gandhi 
Chitrakoot Gramodaya 
University , Chitrakoot, 
Satna 
Atal Bihari Vajpayee 
Hindi University , 
Bhopal 
Dr. B . R . Ainbedkar 
University of Social 
Sciences, Mhow 
Pt. S . N . Shukla 
University , Shahdol 

Total 


10 


an 


13 


0904 


08 


10408 


07 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जयश्री मिश्रा, अपर सचिव, 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017 , 


